1 


DA , 


T 


रजिस्ट्री सं डी एल -33004/99 


D . L . - 33004/ 99 


TEXT : 


By 
: 


NI 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग 1 - खण्ड 3 - उप - खण्ड (i ) 
PART II - Section 3 - -Sub - section ( i) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- 


- 


सं.saw 


दिल्ली,वृहस्पतिवार,नवम्बर 4,19 कार्तिक । 


सं . 547 ] 

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार , नवम्बर 4, 1999 / कार्तिक 13 , 1921 
No. 547 ] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 4 , 1999 /KARTIKA 13, 1921 

वित्त मंत्रालय 
( आर्थिक कार्यविभाग ) 
( बजट प्रभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 1999 
सा . का .नि . 748( अ ), - केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 ( 1873 का 5 ) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, डाकघर आवर्ती जमा नियम, 1981 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : 

2. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डाकघर आवर्ती जमा ( संशोधन ) नियम , 1999 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
3. डाकघर आवर्ती जमा नियम , 1981 में 
( क ) नियम 7 मैं , उपनियम ( 1 ) और उपनियम ( 2 ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् : 
" ( 1 ) यदि मासिक निक्षेप करने में व्यतिक्रम चार से अधिक बार नहीं हुआ है तो निक्षेपकर्ता, अपने विकल्प पर, उतने मास में जितने 

में व्यतिक्रम हुआ है खाता की परिपक्वता अवधि को बढ़ा सकेगा और ऐसी व्यतिक्रमित किस्तों का निक्षेप बढ़ायी गई अवधि 
के दौरान कर सकेगा । 
यदि व्यतिक्रम चार से अधिक बार हुआ है तो खाता बंद कर दिया गया माना जाएगा । खाता , पांचवे व्यतिक्रम के मास से आगामी 
दो मास की अवधि के भीतर ही दुबारा चालू होगा । व्यतिक्रम के प्रत्येक मास के लिए व्यतिक्रमित किस्त के प्रत्येक पांध रूपए 
के लिए दस पैसे की दर पर ख्याज भी संदत होगा इसके साथ साथ ऐसे एक मुश्त निक्षेप और ऐसे खाते में , जिसमें व्यतिक्रमित 

किस्तें इस प्रकार निक्षेपित है , बंद किया गया नहीं माना जाएगा । " ; 
( ख ) नियम १ क के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् : 

" १ क , खाता धारक , खाता खोले जाने की तारीख से तीन वर्ष के पश्चात् खाता को असमय बंद कर सकता है परन्तु यह कि ऐसे असमय 
बंद किए गए खाते पर ध्याज, डाकघर बचत खाता को समय समय पर लागू दर पर संदेय होगा । तथापि, नियम 8 के अधीन किए गए 
अग्रिम निक्षेप खाता तब तक बंद नहीं किया जाएगा जब तक कि उसकी परिपक्वता अवधि की समाप्ति नहीं हो जाती है । " 

[ सं. एफ . 2/ 3/ 98 - एन. एस . II ] 

एस. डी . पाल, अवर सचिष 
टिप्पण: -- मूल नियम मा. का . नि . 666 ( अ ) , तारीख 17 - 12 - 1981 द्वारा प्रकाशित किए गए और सा . का . नि . 301 ( अ ), तारीख 

1 - 4-- 1982 , सा . का . नि . 258 ( अ ), तारीख 11 - 3 - 1983 सा . का , नि . 62 ( अ ), तारीख 14 - 2 - 1982 , सा . का . नि . 95 ( अ ) , 
तारीख 7 - 2 - 1986 , मा . का . नि . 194 ( अ ), तारीख 12 - 2 - 1986 सा . का , नि . 363 ( अ ) , तारीख 1 - 4 - 1987 , सा . का . नि . 39 
( अ ), तारीख 16 - 1 - 1988, सा . का . नि . 458 ( अ ), तारीख 15- 4 - 1988 , सा. का . नि . 708 ( अ ), तारीख 21 - 7 - 1989, सा . का . 
नि. 16 ( अ ), तारीख 9 - 1 - 1990 , सा . का. नि. 190 ( अ ), तारीख 27 - 3 - 1991 , सा. का . नि . 579 ( अ ), तारीख 12 - 9 - 1991 , 
सा . का . नि . 918 ( अ ), तारीख 11 - 12 - 1992, सा . का . नि . 42 ( अ ), तारीख 1 - 2 - 1993, सा. का. नि . 587 ( अ ), तारीख 

2 - 9 - 1993 , और सा . का . नि . 2 ( अ ) , तारीख 1 - 1 - 99 द्वारा संशोधित किए गए थे । 
3250 GI/ 99 


( 2 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II- - Sec . 3 (1) ] 


MINISTRY OF FINANCE 


(Department of Economic Affairs ) 


(Budget Division ) 
NOTIFICATION 


New Delhi, the 4th November, 1999 


G .S.R. 748(E ).--- In exercise of the powers conferred by section 15 of the Government Savings 

Bank Act, 1873 (5 of 1873 ), the Central Government hereby make the following rules 
further to amend the Post Office Recurring Deposit Rules , 1981, namely : 


2 . (1 ) These rules may be called the Post Office Recurring Deposit ( Amendment ) 

Rules, 1999. 
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 


3 . In the Post Office Recurring Deposit Rules, 1981 
(a ) in rule 7, for sub- rules (1) and (2 ), the following sub - rules shall be substituted , 

namely : 


“ (1) If there are notmore than four defaults in monthly deposits, the depositor may , at its 

option , extend thematurity period of the account by as many months as the number 
of defaults and deposit the defaulted instalments during the extended period . 


(2 ) 


e are mor 


If there are more than four defaults, the account shall be treated as discontinued . 
Revival of the account shall be permitted only within a period of two months from 
the month of fifth default. Interest at the rate of ten paise for every five rupee of a 
defaulted instalment for each month of default shall also be paid alongwith such 
deposit in lump -sum and an account in which defaulted instalments are so 
deposited , shall not be treated as discontinued." ; 


(b ) 


for rule 9A , the following rule shall be substituted , namely : 


" 9A . The holder of an account may prematurely close the 
account after three years from the date of opening of the account 


[ M II - trus 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


provided that interest at the rate applicable form time to time to 
post office savings account shall be payable on such premature 
closure of account. However, no premature closure of account is 
permissible until the period for which the advanced deposits made 
under rule 8 is over ". 


IF . No 2 /3/ 98 -NS- II ] 
S. D .PAUL , Under Secy . 


Note : The principlal rules were published vide GSR 666 ( E ) dated 
17 . 12 . 1981 and amended vide GSR 301 (E ) dated 1. 4 . 1982 , GSR 258 
(E ) dated 11. 3 . 1983, GSR 62 (E ) , dated 14 . 2 . 1984 , GSR 95 (E ) dated 
7 . 2 . 1986 , GSR 194 ( E ) dated 13 .2 . 1986 , GSA 363 (E ) dated 1. 4 . 1987, 
GSR 39 (E ) dated 16 . 1. 1988 , GSR 458 (E ) dated 15 .4 . 1988 , GSR 708 (E ) 
dated 21. 7 . 1989 , GSR 16 (E ) dated 9 . 1 . 1990 , GSR 190 (E ) dated 
27. 3 . 1991 , GSR 579( E ) dated 12 . 9 . 1991, GSR 918 ( E ) dated 
11 . 12 . 1992 , GSR 42 (E ) dated 1. 2 . 1993 , GSR 587 (E ) dated 2 . 9 .93 and 
GSR 2 (E ) dated 1 .1 . 1999 


- 


- - 


- 


Printed by the Manager , Cloyt of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . 


